निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 40 


29 आश्विन , 1931 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 

21 अक्तूबर, 2009 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 
भाग-1 -नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 
और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-22 
भाग -1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश । 


या 


भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 
विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 

उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई ० ए ० , आई ० एससी ० , 

बी ० ए ० , बी ० एससी ० , एम 0 ए 0 , 
एमएससी० , लॉ भाग-1 और 

2 , 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी ०एस ० ई ० , डीप ० - इन 
एड 0, एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

अनुमति मिल चुकी है । 


भाग- 8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर: स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग-1- ग — शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 
भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 

23-26 


भाग -9_विज्ञापन 


भाग- 9 - क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग - 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग- 9- ख -निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 

27-27 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 21 अक्तूबर 2009 


भाग -1 
शक्ति , छुट्टी 

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


नियुक्ति , पदस्थापन , 


बदली, 


विधि विभाग 


अधिसूचनाएं 

5 अक्तूबर 2009 
एस 0 ओ 0 242 , दिनांक 21 अक्तूबर 2009 — नोटरीज एक्ट , 1952 (53 , 1952 ) की धारा -5(2 ) के द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल नोटरीज एक्ट, 1952 ( 53, 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम -8 के उप - नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-570 जे0 , दिनांक 19 फरवरी 
2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री विनोद कुमार सिन्हा ,, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित 
है , जो दिनांक 19 फरवरी 2009 से पुनः आगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए 
प्राधिकृत करते हैं । 
लेख्य प्रमाणक आवासीय एवं लेख्य प्रमाणक 

अर्हता जिस क्षेत्र में अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता पंजी में नाम 

व्यवसाय करने के 
अंकित होने 

लिए प्राधिकृत 
की तिथि 

किया गया है 


के नाम 


-- 


2 


3 


4 


5 


6 


बी 0 ए0 


श्री विनोद कुमार 
सिन्हा , 


बेगुसराय, जिला 


दयमन्ती निवास , बेगुसराय | 19-02-2004 
व्यवहार न्यायालय , 
बेगुसराय । 


एल 0 एल 0 बी 0 


( सं 0 सं 0- ए0/ नोट0-24/02/ 3968/ जे0 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र कुमार मिश्र , सचिव । 


5 अक्तूबर 2009 
एस 0 ओ0 243 , एस0 ओ0 242 दिनांक 21 अक्तूबर 2009 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड -3 के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 


( सं 0 सं 0 - ए0/ नोट0-24/ 02 / 3968/ जे0 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
राजेन्द्र कुमार मिश्र , सचिव । 


बिहार गजट , 21 अक्तूबर 2009 


m 


The 5th October 2009 
S.O.242 , dated 21st October 2009 — In exercise of the powers conferred by section -5 (2 ) of Notaries 
Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Vinod Kumar Sinha and whose 
detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section -3 of the Notaries 
Act, 1952 (53 of 1952) and sub - rule ( 4 ) of Rule -8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in 
Law Department Notification no . 570J, dated 19th February 2004 to practice as notary again for the next 
five years from 19th February 2009 . 
Name of 

Residential Date of which Qualification Area in Remarks 
Notary Professional the name of 

which Notary 
address Notary has been 

to practice. 
entered in the 

Register 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


19-02-2004 


B.A 


Sri Vindo Damyanti Niwas 
Kumar Sinha, Begusarai , Civil 

Court, Begusarai, 


Begusarai 
Distt. 


L.L.B 


( File no .- A/ Not.- 24/ 2002/ 3968 / J ) 

By order of the Governor of Bihar , 
RAJEDRA KUMAR MISHRA , Secretary . 


5 अक्तूबर 2009 
एस0 ओ0 244 , दिनांक 21 अक्तूबर 2009 नोटरीज एक्ट, 1952 (53 , 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल नोटरीज एक्ट , 1952 (53 , 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम -8 के उप - नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2537 / जे0 , दिनांक 13 मई 1980 
के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री मोहन लाल , जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है, जो दिनांक 
15 मई 2001 से 14 मई 2006 एवं 15 मई 2006 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में 
कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं । 
लेख्य प्रमाणक 

आवासीय एवं लेख्य प्रमाणक पंजी अर्हता जिस क्षेत्र में अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता में नाम अंकित 

व्यवसाय करने के 
होने की तिथि 

लिए प्राधिकृत 
किया गया है 


के नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री मोहन लाल 


13-05-1980 


बी 0 ए 0 


प ० चम्पारण , 


बेतिया 


व्यवहार न्यायालय , 
बेतिया , प0 चम्पारण 


बी 0 एल 0 


( सं 0 सं 0 - ए0/ ए0 बी0-103 / 81/ 3969 / जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
राजेन्द्र कुमार मिश्र , सचिव । 


4 


बिहार गजट , 21 अक्तूबर 2009 


5 अक्तूबर 2009 
एस 0 ओ 0 245, एस0 ओ0 244 दिनांक 21 अक्तूबर 2009 का का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड -3 के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 


( सं0 सं 0 - ए0 / ए0 बी0-103/ 81/ 3969/ जे0 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र कुमार मिश्र , सचिव । 

The 5th October 2009 
S.O.244 , dated 21st October 2009 — In exercise of the powers conferred by section - 5 ( 2 ) of 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Mohan Lal and 
whose detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section - 3 of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) and sub -rule ( 4 ) of Rule - 8 of the Notaries Rules, 1956 by the State 
Government in Law Department Notification no . 2537J, dated 13th May 1980 to practice as notary 15th 
May 2001 to 14th May 2006 and next five years from 15th May 2006 . 
Name of Residential/ 

Date of which Qualification Area in Remarks 
Notary Professional address the name of 

which 
Notary has 

Notary to 
been entered 

practice. 
in the Register 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


13-05-1980 


B.A. 


SriMohan 
Lal 


Advocate Civil Court, 
Bettiah , West 
Champaran 


B.L. 


West 
Champaran 
District 


( File no .- A/ AB- 103 / 81/ 3969 / J ) 

By order of theGovernor of Bihar, 
RAJEDRA KUMAR MISHRA , Secretary . 


5 अक्तूबर 2009 
एस0 ओ0 246 , दिनांक 21 अक्तूबर 2009 — नोटरीज एक्ट , 1952 (53, 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल नोटरीज एक्ट , 1952 (53, 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम -8 के उप -नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या -443/ जे0 , दिनांक 10 फरवरी 
2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री सुधीर कुमार यादव , जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित 
है , जो दिनांक 10 फरवरी 2009 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए 
प्राधिकृत करते हैं । 

आवासीय एवं लेख्य प्रमाणक पंजी अर्हता जिस क्षेत्र में व्यवसाय अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता में नाम अंकित होने 

करने के लिए प्राधिकृत 
की तिथि 

किया गया है 


लेख्य प्रमाणक 

के नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


10-02-2004 


श्री सुधीर कुमार व्यवहार न्यायालय , 
यादव 

लखीसराय 


बी 0 ए0 लखीसराय जिला 
एल 0एल 0 बी 0 

( सं 0 सं0 - ए0/ नोट ( एस )-88 / 02/ 3974/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
राजेन्द्र कुमार मिश्र , सचिव । 


बिहार गजट , 21 अक्तूबर 2009 


5 


5 अक्तूबर 2009 
एस 0 ओ 0 247 , एस 0 ओ 0 246 दिनांक 21 अक्तूबर 2009 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं 0 सं 0- ए0/ नोट( एस ) -88 /02 / 3974/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र कुमार मिश्र , सचिव । 

The 5th October 2009 
S.O.246 , dated 21st October 2009 — In exercise of the powers conferred by section -5 (2 ) of Notaries 
Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Sudhir Kumar Yadav and whose 
detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section - 3 of the Notaries 
Act, 1952 (53 of 1952) and sub - rule (4 ) of Rule - 8 of the Notaries Rules , 1956 by the State Government in 
Law Department Notification no. 443J , dated 10th February 2004 to practice as notary again for the next 
five years from10th February 2009 . 
Name of Notary 

Residential/ Date of which the Qualification Area in Remarks 
Professional name of Notary 

which 
address has been entered 

Notary to 
in the Register 

practice . 
1 2 3 

5 

6 


10-02-2004 


Sri Sudhir Kumar 
Yadav 


Civil Court , 
Lakhisarai 


B.A. 

Lakhisarai 
L.L.B 

District 
( File no .- A/ Not ( S ) -88 /02/ 3974/ J ) 

By order of the Governor of Bihar, 
RAJEDRA KUMAR MISHRA , Secretary . 


5 अक्तूबर 2009 
एस 0 ओ 0 248 , दिनांक 21 अक्तूबर 2009 -नोटरीज एक्ट , 1952(53, 1952 ) की धारा -5(2 ) के द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल नोटरीज एक्ट , 1952 ( 53 , 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 1956 
के नियम-8 के उप -नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या -221490 , दिनांक 3 मई 1994 के द्वारा 
नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह , जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है, को दिनांक 3 मई 
2008 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए, लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं । 
लेख्य प्रमाणक आवासीय एवं व्यवसायिक 

लेख्य प्रमाणक 

अर्हता 

जिस क्षेत्र में अभ्युक्ति 
पंजी में नाम 

व्यवसाय करने के 
अंकित होने 

लिए प्राधिकृत 
की तिथि 

किया गया है 


के नाम 


पता 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


03-05-1994 


दाऊदनगर अनुमंडल 


श्री राजेन्द्र 
प्रसाद सिंह 


अधिवक्ता दाऊदनगर 
अनुमंडलीय न्यायालय, 
औरंगाबाद 


बी 0 ए0 
एल0 एल 0 बी 0 


( सं0 सं0 - ए0/ नोट -58 / 92/ 3975/ जे0 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र कुमार मिश्र , सचिव । 


6 


बिहार गजट , 21 अक्तूबर 2009 


5 अक्तूबर 2009 
एस 0 ओ0 249 , एस 0 ओ 0 248 दिनांक 21 अक्तूबर 2009 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड -3 के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं 0 सं 0 - ए0/ नोट -58/ 92 /3975/ जे0 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 

राजेन्द्र कुमार मिश्र , सचिव । 

The 5th October 2009 
S.O.248 , dated 21st October 2009 — In exercise of the powers conferred by section -5 (2 ) of 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Rajendra Prasad 
Singh and whose detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under 
section- 3 of the Notaries Act , 1952 (53 of 1952) and sub- rule ( 4 ) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 
by the State Government in Law Department Notification no. 2214J, dated 3rd May 1994 to practice as 
notary again for the next five years from 3rd May 2008 . 
Name of Residential/ 

Date of which Qualification Area in Remarks 
Notary Professional address the name of 

which 
Notary has 

Notary to 
been entered in 

practice . 
the Register 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


03-05-1994 


Sri Rajendra 
Prasad 
Singh 


Advocate Daudnagar , 
Subdivisional Court , 
Aurangabad 


B.A. 
L.L.B. 


Daudnagar 
Sub -division 


( File no . - A/ Not - 58 / 92 /3975/ J ) 
By order of the Governor of Bihar , 
RAJEDRA KUMAR MISHRA, Secretary . 


9 अक्तूबर 2009 
एस 0 ओ 0 250 , दिनांक 21 अक्तूबर 2009 — नोटरीज अधिनियम , 1952 (53 , 1952 ) की धारा-10 की 
उप - धारा ( बी ) एवं (एफ ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल , श्री कामता प्रसाद सिंह , 
नोटरी , औरंगाबाद, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप संख्या -4181 जे0 , दिनांक 22 
सितम्बर 1992 द्वारा की गयी थी , के नोटरी अनुज्ञप्ति को आदेश निर्गत की तिथि से निरस्त करते हुए , नोटरीज 
अधिनियम , 1952 की धारा -4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित पंजी से इनका नाम हटाने का आदेश देते हैं 
तथा विशेष परिस्थिति में अभी तक इनके द्वारा किये गये कार्यों को नियमित करते हैं । 

( सं ० सं ० - ए0/ नोट -33 /91/ 4056 / जे0 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 

राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव । 

9 अक्तूबर 2009 
एस0 ओ0 251 , एस0 ओ 0 250 दिनांक 21 अक्तूबर 2009 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार - राज्यपाल 
के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद -348 के खण्ड(3 ) के अधीन 
अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं ० सं० - ए0/ नोट -33 / 91/ 4056 / जे 0 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव । 


बिहार गजट , 21 अक्तूबर 2009 


7 


The 9th October 2009 
S.O.250 , dated 21st October 2009 — In exercise of the powers conferred under sub section (b ) 
and (f) of Section -10 of the Notaries Act , 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to 
repeal the notary licence with effect from the date of issue of the order and to remove , the name of 
Sri Kamta Prasad Singh, Notary, Aurangabad , who was appointed as notary under Law 
Department s Notification memo no.-4181/J_dated 22nd September 1992 from the register 
maintained for Notaries under section 4 of the Notaries Act, 1952 and in special circumstances 
regularise the acts doneby him uptill now . 

( File No.- A/ Not -33/ 91/ 4056/J .) 
By Order of the Governor of Bihar 
RAJEDRA KUMAR MISHRA , Secretary . 


कार्मिक विभाग 


अधिसूचना 

5 अक्तूबर 2009 
सं ० 7 पी 4-2-31 / 2007–9775 – का ० — दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973(ऐक्ट 2, 1974) की धारा 21 के अन्तर्गत 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में उल्लिखित पदाधिकारियों को दिनांक 
5 जुलाई 2009 से 31 मार्च 2010 तक अनुबद्ध अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में उल्लिखित जिले के लिए विशेष कार्यपालक 
पदाधिकारी नियुक्त करते है और निदेश देते है कि उक्त पदाधिकारी उक्त जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2 , 
1974 ) के अन्तर्गत कार्यपालक दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे । 

राज्यपाल उक्त पदाधिकारियों को धारा 144, दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत शक्यिां प्रदान करते है । 


अनुमंडल सदर, मुंगेर 
वर्ष 2009-10 में विधि - व्यवस्था संधारण हेतु प्रतिनियुक्त होने वाले 

दंडाधिकारियों के नाम एवं पदनाम की सूची 


क्र ० 


पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं जिला का नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री पारसनाथ सिंह, भूमि सुधार उप - समाहर्ता, सदर , मुंगेर 
श्री शाहिद जमिल अहमद , जिला अवर निबंधक , मुंगेर 
श्री उमेश चन्द्र विश्वास, निदेशक , डी.आर.डी.ए., 

मुंगेर 
मो0 मुर्शीद आलम, जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर 
श्री बिनोदानन्द शरण, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मुंगेर 
श्री मंजर अब्बास, जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर 
श्री जैनेन्द्र प्रसाद, उप समाहर्ता, मुंगेर 
मो 0 हामिद, जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुंगेर 
श्री अजय भारती, सहायक निबंधक , सहयोग समितियॉ, मुंगेर 
श्री दिलीप कुमार, जिला कृषि प्रसार पदाधिकारी , मुंगेर 
श्री राकेश कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर 
श्री दिनेश कुमार चौधरी, जिला शिक्षा अधीक्षक , मुंगेर 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


8 


बिहार गजट , 21 अक्तूबर 2009 


क्र ० 


पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं जिला का नाम 


13 


श्री मनोज कुमार सिंह, जिला प्रबन्धक, बिहार राज्य खाद्य निगम, मुंगेर 
श्री हसमत अली, महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र , मुंगेर 


14 


15 


श्री पवन कुमार , जिला मत्स्य पदाधिकारी, मुंगेर 


16 


श्री शकील अंसारी, जिला उद्यान पदाधिकारी, मुंगेर 


17 


श्री शशिभूषण प्रसाद, जिला श्रम एवं नियोजन पदाधिकारी, मुंगेर 


18 


कार्य पदाधिकारी, राष्ट्रीय बचत, मुंगेर 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


श्री अंजनी कुमार, सहायक जिला कृषि पदाधिकारी , मुंगेर 
श्री सुरेन्द्र नायक , सहायक जिला कृषि पदाधिकारी, (वनस्पति ), मुंगेर 
श्री आदित्य नारायण, वाणिज्य कर पदाधिकारी, मुंगेर 
श्री विनोद कुमार झा, वाणिज्य कर पदाधिकारी, मुंगेर 
श्री कृष्णकान्त शर्मा, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, मुंगेर 
श्री फिरोज आलम, वाणिज्य कर पदाधिकारी, मुंगेर 
श्री पाण्डेय संतोश कृष्ण सहाय, वाणिज्य कर पदाधिकारी, मुंगेर 
श्री सियाराम प्रसाद , जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मुंगेर 
श्री आर. के. पोद्दार , जिला खेल कूद पदाधिकारी, मुंगेर 
श्री झकारी राम, खनिज विकास पदाधिकारी, मुंगेर 
श्रीमती कविता कुमारी , श्री अधीक्षक, मुंगेर 
श्री भुवनेश्वर सिंह , सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर 
श्री प्रभंजन कुमार, सहायक कृषि प्रसार पदाधिकारी, मुंगेर 
श्री इरफान अहमद , सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, मुंगेर 
श्री संजय कुमार, अवर प्रमंडल , पदाधिकारी, शिक्षा, मुंगेर 
श्री गोपाल राम, सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी प्रमंडल, मुंगेर 
श्री राकेश कुमार, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, नगर परिशद्, मुंगेर 
श्री राम कुमार राय, कनीय अभियंता , नगर परिशद्, मुंगेर 
मो 0 शकील अंसारी, वरीय सांख्यिकी सहायक, जिला योजना कार्यालय, मुंगेर 
श्री राकेश नाथ सहायक , कार्यकारी प्रबन्धक , जिला उद्योग केन्द्र, मुंगेर 
श्री अनिल कुमार सिंह , अवर प्रमंडल पदाधिकारी, लो 0 स्वा 0 अवर प्रमंडल , मुंगेर 
मो 0 महताब खां , कनीय अभियंता, लो 0 स्वा0 ग्रामीण प्रशाखा, मुंगेर 


30 


31 


32 


33 


34 


35 


36 


37 


38 


39 


40 


बिहार गजट , 21 अक्तूबर 2009 


9 


क्र ० 


पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं जिला का नाम 


41 


42 


43 


44 


45 


46 


47 


48 


49 


50 


51 


52 


53 


श्री शिवनाथ प्रसाद, कनीय अभियंता, लो 0 स्वा ० नागरिक प्रशाखा, मुंगेर 
श्री श्याम सुन्दर प्रसाद, सहायक अभियंता , गुण नियंत्रण, पथ प्रमंडल ,मुंगेर 
श्री नरेश कुमार, लेखा पदाधिकारी, ग्रेड-1, पथ प्रमंडल , मुंगेर 
श्री सुभाष कुमार, सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, मुंगेर 
श्री ध्रुब नारायण मंडल , कनीय अभियंता, पथ प्रशाखा-2, पथ अवर प्रमंडल, मुंगेर 
श्री प्रेम कुमार मिश्रा, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, सहायक निबंधक सहयोग समितियां, मुंगेर 
श्री अरुण कुमार, अनुमंडल अंकेक्षण पदाधिकारी, जिला अंकेक्षण कार्यालय, मुंगेर 
श्री वीरेन्द्र किशोर, वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी जिला अंकेक्षण कार्यालय, मुंगेर 
श्री जीवन राय, वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी जिला अंकेक्षण कार्यालय, मुंगेर 
श्री अशोक कुमार सिन्हा, वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी जिला अंकेक्षण कार्यालय, मुंगेर 
श्री प्रदीप कुमार , वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी जिला अंकेक्षण कार्यालय, मुंगेर 
श्री शैलेन्द्र कुमार सिन्हा, वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी जिला अंकेक्षण कार्यालय, मुंगेर 
श्री उमानाथ सिंह, वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी जिला अंकेक्षण कार्यालय , मुंगेर 
श्री सुधीर झा, वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी जिला अंकेक्षण कार्यालय, मुंगेर 
श्री उदय चौधरी, वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी जिला अंकेक्षण कार्यालय, मुंगेर 
श्री रामदेव राय, मुख्य अनुदेशक , आई.टी.आई., मुंगेर 
श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, सहायक अभियंता, नलकूप प्रमंडल , मुंगेर 
श्री प्रकाशचन्द्र चौधरी, सहायक अभियंता, रा 0 उ0 पथ प्रमंडल , मुंगेर 
श्री अजय कुमार, कनीय अभियंता, रा 0 उ0 पथ प्रमंडल , मुंगेर 
श्री अरुण कुमार, कनीय अभियंता, रा0 उ0 पथ प्रमंडल, मुंगेर 
श्री कृष्ण माधव सिंह, कनीय अभियंता, रा 0 उ 0 पथ प्रमंडल , मुंगेर 
श्री रामउग्रह, कनीय अभियंता, रा 0 उ0 पथ प्रमंडल , मुंगेर 
श्री शिवेन्दु कुमार सिंह , कनीय अभियंता, रा 0 उ0 पथ प्रमंडल , मुंगेर 
श्री शिवेन्दु नारायण सिन्हा, प्रसार पदाधिकारी, डी.आर.डी.ए., मुंगेर 
श्री रामप्रवेश चौधरी, कनीय अभियंता, रा.उ.पथ प्रमंडल , मुंगेर 
श्री राजेन्द्र कुमार, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, सहायक, निबंधक , सहयोग समितियां कार्यालय, मुंगेर 


54 


55 


56 


57 


58 


59 


60 


61 


62 


63 


64 


65 


66 


67 


श्री ओम प्रकाश साह, खान निरीक्षक , मुंगेर 
श्री अशोक कुमार सिन्हा, मत्स्य प्रसार पदाधिकारी, जिला मत्स्य कार्यालय, मुंगेर 


68 


10 


बिहार गजट , 21 अक्तूबर 2009 


क्र ० 


पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं जिला का नाम 


69 


70 


71 


72 


73 


श्री दिनेश कुमार गुप्ता, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग प्रमंडल , सदर , मुंगेर 
श्री लाला अनिरुद्ध प्रसाद , कनीय अभियंता, नलकूप प्रमंडल , मुंगेर 
श्री चन्द्रभूषण प्रसाद सिंह, कनीय अभियंता , नलकूप प्रमंडल , मुंगेर 
श्री उमेश प्रसाद , कनीय अभियंता, 

नलकूप प्रमंडल, मुंगेर 
श्री बिन्देश्वरी प्रसाद सिंह, कनीय अभियंता, नलकूप प्रमंडल , मुंगेर 
श्री विभाष प्रसाद सिंह, कनीय अभियंता, नलकूप प्रमंडल , मुंगेर 
श्री हरिनारायण प्रसाद सिंह , सहायक अभियंता, नलकूप प्रमंडल, मुंगेर 
श्री शिवनारायण यादव , कनीय अभिंयता, नलकूप प्रमंडल , मुंगेर 
श्री अमर सिंह, प्राक्कलन पदाधिकारी, गंगा पम्प नहर प्रमंडल, सूर्यगढ़ा, शिविर , मुंगेर 


74 


75 


76 


77 


78 


श्री भारतेन्दु ठाकुर , यांत्रिक सहायक अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमंडल , सूर्यगढ़ा शिविर , मुंगेर 


79 


80 


81 


82 


83 


श्री योगेन्द्र प्रसाद सिंह, कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, मुंगेर 
श्री विद्यानन्द निधि , कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल , मुंगेर 
श्री फैयाज अहमद, भामसी, व्याख्याता, प्रा.शि.प्र. महाविद्यालय , मुंगेर 
श्री राजेन्द्र प्रसाद गौड़, सहायक अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमंडल, सूर्यगढ़ा शिविर, मुंगेर 
श्री सुरेश चौधरी, कनीय अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमंडल , सूर्यगढ़ा शिविर, मुंगेर 
श्री अरविन्द कुमार, सहायक गोदाम प्रबंधक , बि.रा.खा.नि., सफियासराय 
श्री मो. मकसुद आलम, सहायक गोदाम प्रबंधक , बि.रा.खा.नि., जमालपुर 
श्री जगदयाल सिंह, क.अभि . गंगा पम्प नहर प्रमंडल , सूर्यगढ़ा शिविर, मुंगेर 
श्री मो. मुस्तफा कनीय अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमंडल, सूर्यगढ़ा शिविर , मुंगेर 


84 


85 


86 


87 


88 


श्री कालेश्वर प्रसाद सिंह, कनीय अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमंडल , सूर्यगढ़ा शिविर , मुंगेर 


89 


90 


श्री सेतुनाथ सिंह, कनीय अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमंडल , सूर्यगढ़ा शिविर , मुंगेर 
श्री गणेश प्रसाद, कनीय अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमंडल , सूर्यगढ़ा शिविर, मुंगेर 
श्री अखिलेश प्रसाद सिंह, कनीय अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमंडल , सूर्यगढ़ा शिविर, मुंगेर 


91 


92 


श्री विचित्र वीर्य सिंह, कनीय अभियंता, ग्रा.का.प्र., कार्य प्रमंडल, मुंगेर 


93 


94 


श्री रामकुमार, कनीय अभियंता, रा.उ. पथ प्रमंडल , मुंगेर 
श्री रामविलास सिंह, कनीय अभियंता, अधीक्षण अभियंता कार्यालय, लो.स्वा., मुंगेर 
श्री बिन्देश्वरी प्रसाद सिंह , कनीय अभियंता, ( प्राक्कलन) अधीक्षण अभियंता कार्यालय, लो.स्वा., मुंगेर 


95 


96 


श्री यादव अरविन्द कृष्ण सिंह, कनीय अभियंता, भवन प्रशाखा - भवन अवर प्रमंडल , संख्या -2, मुंगेर 


बिहार गजट , 21 अक्तूबर 2009 


11 


क्र ० 


पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं जिला का नाम 


97 


98 


मुंगेर 


99 


100 


101 


102 


103 


104 


105 


106 


107 


108 


109 


110 


श्री उदय कुमार चौधरी, कनीय अभिंयता, लो.स्वा. अभियंत्रण, मुंगेर 
श्री संजय कुमार , सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल -2 , 
श्री आदित्य प्रसाद, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल-2, मुंगेर 
श्री लालु राम, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल -2, मुंगेर 
श्री विभूति नारायण राय, क.अभि., ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल -2, मुंगेर 
श्री सुशील चौरसिया, क. अभि . ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल -2, मुंगेर 
श्री कामेश्वर सिंह, क. अभि . ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल -2, मुंगेर 
श्री प्रमोद कुमार झा, सहायक अभियंता, भवन अवर प्रमंडल , मुंगेर 
श्री महेन्द्र पंडित , कनीय अभिंयता, भवन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर 
श्री प्रभात कुमार, प्रसार पदाधिकारी, डी.आर.डी.ए., मुंगेर 
श्री कृष्णनन्दन चौधरी, मुख्य अनुदेशक, आई.टी.आई., मुंगेर 
श्री राकेश भूशण, अनुदेशक , आई.टी.आई., मुंगेर 
श्री अखिलेश प्रसाद, अनुदेशक, आई.टी.आई., मुंगेर 
श्री शकील अहमद, अनुदेशक , आई.टी.आई., मुंगेर 
श्री कुशवाहा संजय, अनुदेशक, आई.टी.आई., मुंगेर 
श्री मासुम अंसारी, अनुदेशक , आई.टी.आई., मुंगेर 
श्री विजय कुमार सिंह , अनुदेशक, आई.टी.आई., मुंगेर 
श्री विवेकानन्द सिंह, अनुदेशक , आई.टी.आई., मुंगेर 
श्री उपेन्द्र प्रसाद, कनीय अभिंयता, लो.स्वा. यांत्रिकी, मुंगेर 
श्री अश्विनी कुमार, कनीय अभिंयता, लो.स्वा. यांत्रिकी, मुंगेर 
श्रीमती सुशीला कुमारी दास, व्याख्याता, प्रा.शि.प्र. महाविद्यालय, मुंगेर 
श्री दयानन्द कुमार, कनीय सांख्यिकी सहायक , जिला सांख्यिकी कार्यालय, मुंगेर 
श्री मांझी, कनीय सांख्यिकी सहायक , जिला सांख्यिकी कार्यालय , मुंगेर 
श्री योगेन्द्र दास, पर्यवेक्षक , अजाविनी, मुंगेर 
श्री प्रफुल्ल कुमार सिंह, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, जिला सहकारिता कार्यालय, मुंगेर 
श्री निर्मल कुमार प्रसाद, सहायक नियंत्रण माप - तौल, मुंगेर 
श्री अमर पासवान , निरीक्षक , माप - तौल, मुंगेर 
श्री राजेन्द्र मल्लिक, कनीय अभियंता , ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल , मुंगेर 


111 


112 


113 


114 


115 


116 


117 


118 


119 


120 


121 


122 


123 


124 


12 


बिहार गजट , 21 अक्तूबर 2009 


क्र ० 


पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं जिला का नाम 


125 


श्री छोटे लाल प्रसाद, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, मुंगेर 
श्रीमती शैल देवी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, मुफसिल, मुंगेर 


126 


127 


श्रीमती राधा देवी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी , धरहरा, प्रखंड 


128 


129 


श्री 

कृष्ण किशोर सिन्हा, शिक्षा उपाधीक्षक , मुंगेर 
श्रीमती मीना कुमार , बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जमालपुर 
श्रीमती इन्दु कुमारी , महिला प्रसार पदाधिकारी, बरियारपुर 
श्रीमती घोष, महिला प्रसार पदाधिकारी , बरियारपुर 


130 


131 


132 


श्रीमती करुणा मिश्रा, पर्यवेक्षिका, धरहरा प्रखंड 


133 


श्री संजय सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी, सदर , मुंगेर 


134 


135 


136 


श्री फिरंगी प्रसाद , प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, सदर , मुंगेर 
श्री रामनाथ सिंह, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, सदर, मुंगेर 
श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, सदर, मुंगेर 
श्री सुरेन्द्र प्रसाद गुप्ता, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, सदर , मुंगेर 
श्री कामेश्वर प्रसाद , कनीय अभियंता, सदर , प्रखंड 


137 


138 


139 


श्री अयोध्या नाथ शुक्ला, अंचल निरीक्षक, सदर, मुंगेर 


140 


श्री जयप्रकाश कुमार, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, सदर, मुंगेर 


141 


श्री राघो मंडल, कनीय अभियंता, सदर प्रखंड । 


142 


श्री कामेश्वर प्रसाद , कनीय अभियंता, सदर प्रखंड 


143 


144 


145 


146 


श्री विजय कुमार, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सदर, मुंगेर 
श्री बरुण कुमार, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मुख्यालय, मुंगेर 
श्रीमती प्रतिभा कुमारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, जमालपुर 
श्री अनन्त कुमार, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, जमालपुर 
श्री सुनील कुमार, प्रसार पदाधिकारी, जमालपुर प्रखंड 
श्री भुवनेश्वर यादव, कनीय अभियंता, नगर परिषद्, जमालपुर 
श्री सत्येन्द्र प्रसाद, कनीय सांख्यिकी पर्यवेक्षक, जमालपुर प्रखंड 


147 


148 


149 


150 


श्री कैलाश चौधरी , अंचल निरीक्षक , जमालपुर 


151 


श्री गिरीश कुमार, कनीय अभियंता, जमालपुर प्रखंड 
श्री शंकर किशोर मिश्रा , कनीय अभियंता, जमालपुर प्रखंड 


152 


बिहार गजट , 21 अक्तूबर 2009 


13 


क्र ० 


पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं जिला का नाम 


153 


श्री विपिन कुमार, श्रम निरीक्षक , जमालपुर 
श्री चन्द्रभूशण, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, जमालपुर 


154 


155 


श्री रमता प्रसाद, सहायक अभियंता, जमालपुर प्रखंड 


156 


श्री सुधीर कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी, धरहरा 


157 


श्री नरसिंह लाल देवी, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक , धरहरा 


158 


श्री प्रमोद कुमार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, धरहरा 
श्री रमेश चन्द्र प्रसाद, ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक , धरहरा प्रखंड 


159 


160 


श्री सिराज अहमद , कनीय अभियंता, धरहरा प्रखंड 


161 


श्री इरशाद अहमद, अंचल निरीक्षक , धरहरा 


162 


श्री मोती सागर सिंह , सहायक अभियंता, धरहरा प्रखंड 


163 


श्री गजेन्द्र सिंह, कनीय अभियंता, धरहरा प्रखंड 


164 


165 


166 


167 


168 


श्री शब्बीर अहमद, आपूर्ति निरीक्षक , धरहरा प्रखंड 
श्री अमरेन्द्र कुमार दीपक , प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, जमालपुर 
श्री अजय तिवारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, बरियारपुर 
श्री विभाष चन्द्र सिंह, कनीय अभियंता, बरियारपुर प्रखंड 
श्री रघुवीर शरण, कनीय अभियंता, बरियारपुर प्रखंड 
श्री रजनीश गिरायु, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, बरियारपुर 
श्री सोने लाल भगत, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, बरियारपुर 
श्री हेमन्त कुमार, ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक , बरियारपुर प्रखंड 
श्री अरविन्द कुमार सिंह, कनीय अभियंता, बरियारपुर प्रखंड 
श्री भूषणशील, पशु चिकित्सा पदाधिकारी, बरियारपुर । 


169 


170 


171 


172 


173 


14 


बिहार गजट , 21 अक्तूबर 2009 


अनुमंडल तारापुर 
वर्ष 2009-10 में विधि - व्यवस्था संधारण हेतु प्रतिनियुक्त होने वाले दंडाधिकारियों की सूची 


क्र ० 


पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं जिला का नाम 


1 


श्री विनय कुमार मंडल, प्र0 वि0 पदाधिकारी - सह - अंचल अधिकारी, तारापुर 


2 


श्री रमेश चंद्र मिश्रा, ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक , 

तारापुर 


3 


श्री प्रहलाद सिंह , कनीय अभियंता, तारापुर 


4 


श्री अमरेन्द्र कुमार, कनीय अभियंता, तारापुर 


5 


श्री प्रेम कुमार सिन्हा, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, तारापुर 


6 


श्री राम कुमार गुप्ता , भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, तारापुर 


7 


श्री रामानुज ब्रह्मचारी, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, तारापुर 


8 


श्री अजय कुमार , कार्यक्रम पदाधिकारी, तारापुर 


9 


श्री बी.एन.झा., कनीय अभियंता, पी.एच.ई.डी, तारापुर 


10 


श्री इंद्रदेव सिंह, कनीय अभियंता, काडा तारापुर 


11 


श्री प्रवीण कुमार, कनीय अभियंता, काडा तारापुर 


12 


श्री रमेश कुमार, कनीय अभियंता, काडा तारापुर 


13 


श्री हनुमान पाण्डेय , प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक, तारापुर 


14 


श्री राजेश रंजन, प्रखंड विकास पदाधिकारी, असरगंज 


15 


मो 0 अयूब खान, सहायक अभियंता, असरगंज 


16 


श्री अमित कुमार सिन्हा, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, असरगंज 


17 


श्री चंद्र भानू सिंह, प्रखंड कृशि पदाधिकारी, असरगंज 


18 


श्री छोटका बासुकी, प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक, असरगंज 


19 


श्री राधा मोहन सिंह, ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक , असरगंज 


. 


20 


श्री जय प्रकाश दास, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, असरगंज 


21 


श्री साकेत रंजन, कनीय अभियंता, नरेगा, असरगंज 


22 


श्री विभाष प्रसाद सिंह, प्रतिनियुक्त कनीय अभियंता, असरगंज 


23 


श्री अवनि कुमार सिंह , कार्यक्रम पदाधिकारी, असरगंज 


बिहार गजट , 21 अक्तूबर 2009 


15 


क्र ० 


पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं जिला का नाम 


24 


श्री संतोष कुमार सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी - सह - अंचल अधिकारी, संग्रामपुर 


25 


श्री दिनेश प्रसाद, ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक , संग्रामपुर 


26 


श्री दीपंकर पटनायक , प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, संग्रामपुर 


27 


श्री लवकुश चौधरी, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, संग्रामपुर 


28 


श्री लालू राम, सहायक अभियंता, संग्रामपुर 


29 


श्री लक्ष्मण रजक , कनीय अभियंता, संग्रामपुर 


30 


श्री सुधांशु कुमार, कनीय अभियंता, पी.एच.ई.डी., संग्रामपुर 


31 


श्री राजीव कुमार, कार्यक्रम पदाधिकारी, संग्रामपुर 


32 


श्री सुशील कुमार चौरसिया, कनीय अभियंता, संग्रामपुर 


33 


श्री सुधीर कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, संग्रामपुर 


34 


श्री प्रवीण कुमार, कनीय अभियंता, नरेगा, संग्रामपुर 


35 


श्री राकेश कुमार गुप्ता, सहायक अभियंता ( अवर प्रमंडल पदा ०) सिंचाई प्रमंडल , तारापुर 


36 


श्री राकेश कुमार पुष्कर, प्राक्कलन पदाधिकारी, सिंचाई प्रमंडल , तारापुर 


37 


श्री सुभाष चंद्र झा , कनीय अभियंता, सिंचाई अवर प्रमंडल , तारापुर 


38 


श्री उपेन्द्र प्रसाद सिंह, कनीय अभियंता, सिंचाई अवर प्रमंडल , तारापुर 


39 


श्री हरिहर सिंह, कनीय अभियंता, सिंचाई अवर प्रमंडल , तारापुर 


40 


श्री रामपुकार सिंह, कनीय अभियंता, सिंचाई अवर प्रमंडल, तारापुर 


41 


श्री अरविन्द साहू, क 0 अभि 0, सिंचाई अवर प्रमंडल खड़गपुर , सिंचाई प्रमंडल, तारापुर 


42 


श्री शारदानंद सिंह , क 0 अभि 0, सिंचाई अवर प्रमंडल खड़गपुर , सिंचाई प्रमंडल, तारापुर 


43 


श्री हरदेव तांती, कनीय अभियंता, सिंचाई अवर प्रमंडल , बेलहर, सिंचाई प्रमंडल , 

तारापुर 


44 


श्री अजीत कुमार सिंह , क 0 अभि o, बेलहर, मुख्यालय प्रशाखा, सिंचाई प्रमंडल, तारापुर 


45 


श्री कैलाश साह, क 0 अभियंता, सिंचाई अवर प्रमंडल , जमालपुर, सिंचाई प्रमंडल, तारापुर 


46 


श्री सरयुग प्रसाद यादव , कनीय अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, तारापुर 


16 


बिहार गजट , 21 अक्तूबर 2009 


अनुमंडल खड़गपुर 
वर्ष 2009-10 में विधि - व्यवस्था संधारण हेतु प्रतिनियुक्त होने वाले दंडाधिकारियों की सूची 


क्र ० 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं जिला का नाम 
श्री विपिन कुमार यादव, प्रखंड विकास पदाधिकारी, खड़गपुर 
श्री संतोष कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी, टेटियाबम्बर 
श्रीमती रीना कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खड़गपुर 
श्रीमति रेणु मिश्रा, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, टेटियाबम्बर 
श्रीमती मीरा दास, महिला पर्यवेक्षिका बाल विकास परियोजना कार्यालय, खड़गपुर 
श्रीमती सुनीता कुमारी, महिला प्रसार पदाधिकारी, टेटियाबम्बर 
श्रीमती कृष्णा मोदी, महिला प्रसार पदाधिकारी, खड़गपुर 
श्री संजय कुमार, सहायक अभियंता, खड़गपुर प्रखंड 
श्री शंभू शाह, सहायक अभियंता, टेटियाबम्बर प्रखंड 
श्री शैलेश कुमार सिंह, सहायक अभियंता, लघु सिंचाई खड़गपुर 
श्री नीरज कुमार, सहायक अभियंता, विद्युत अवर प्रमंडल, खड़गपुर 
श्री पंकज कुमार सिंह, सहायक अभियंता, पी.एच.ई.डी., खड़गपुर 
अवध किशोर यादव, सहायक अभियंता, आ.ई.ओ., खड़गपुर 
श्री सुबोध पंडित, कनीय अभिंयता, पी.एच.ई.डी. , खड़गपुर 
श्री अरविन्द साहू, कनीय अभियंता, सिंचाई अवर प्रमंडल , खड़गपुर 
श्री अशर्फी ठाकुर, कनीय अभियंता, सिंचाई अंचल खड़गपुर 
श्री शारदानन्द सिंह, कनीय अभियंता, सिंचाई अवर प्रमंडल, खड़गपुर 
श्री सुदाम शर्मा, कनीय अभियंता, खड़गपुर प्रखंड 
श्री मनोज कुमार सिंह, कनीय अभिंयता, टेटियाबम्बर प्रखंड 
श्री उमेश चौधरी, कनीय अभियंता, टेटियाबम्बर प्रखंड 
श्री अमरेन्द्र कुमार अमर, प्रसार पदाधिकारी , खड़गपुर 
श्री जवाहर लाल सिंह, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, खड़गपुर 
श्री दुर्गाशंकर प्रसाद , श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, खड़गपुर 
श्री राजकुमार प्रसाद, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, खड़गपुर 
श्री जय शंकर प्रसाद, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, खड़गपुर 
श्री सतीश कुमार, ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक, खड़गपुर 
श्री मोती प्रसाद, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, खड़गपुर दक्षिणी 
श्री सोहेल अहमद, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, खड़गपुर उत्तरी 
श्री बैकुण्ठ सिंह, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, खड़गपुर उत्तरी 
श्री विजय कुमार सिंह, प्रखंड कृषि पदाधिकारी , टेटियाबम्बर 
श्री उमाशंकर प्रसाद , प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी, खड़गपुर 
श्री विनय कुमार ठाकुर, प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, खड़गपुर 
श्री अजय कुमार मिश्र, आपूर्ति निरीक्षक , खड़गपुर 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


32 


33 


बिहार गजट , 21 अक्तूबर 2009 


17 


क्र ० 


34 


35 


पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं जिला का नाम 
श्री उमाशंकर मंडल , कनीय अभिंयता , आर.ई.ओ. खड़गपुर 
श्री रामस्वरूप प्रसाद गुप्ता, कनीय अभिंयता, लघु सिंचाई 

खड़गपुर । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
राजीव लोचन , विशेष सचिव । 


गन्ना उद्योग विभाग 


अधिसूचना 

7 अक्तूबर 2009 
सं 0 स्था02-08 / 05 पार्ट - 1572 — विभागीय अधिसूचना संख्या -1102, दिनांक 13 जुलाई 2009 को विलोपित करते 
हुए, कृषि विभाग के अधिसूचना संख्या -2634, दिनांक 22 जून 2009 द्वारा सेवा प्राप्त बिहार कृषि सेवा के पदाधिकारी, श्री 
सुनील कुमार पंकज एवं श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा गन्ना विकास विभाग में दिनांक 22 जून 2009 को पदस्थापन हेतु दिये गये 
योगदान को स्वीकृत करते हुए, इन्हें निम्नवत पदस्थापित किया जाता है: 


क्रमांक 


पदाधिकारी का नाम 


पदस्थापन स्थान 


1 


श्री सुनील कुमार पंकज 


संयुक्त निदेशक , ईख विकास , बिहार, पटना । 
उप निदेशक, ईख विकास मोतिहारी 


2 . 


श्री शैलेन्द्र कुमार 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
मृत्युंजय कुमार, अवर सचिव । 


सं ० II / ई -101 / 98-2285 
निबंधन , उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (निबंधन ) 


सेवा में , 


महालेखाकार, बिहार, 

वीरचन्द पटेल पथ, पटना । 
द्वारा * वित्त विभाग , बिहार, पटना । 

पटना, दिनांक 4 सितम्बर 2009 
विषयः- निबंधन , उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (निबंधन ) के अधीन रु 0 6,500-10,500 के वेतनमान के अवर निबंधक 

( राजपत्रित ) के एक पद, रु0 2,550-3,200 के वेतनमान में रात्रि प्रहरी के एक पद , एवं रु0 2,550-3,200 के 

वेतनमान में आदेशपाल के एक पद कुल 3 (तीन) अस्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में । 
आदेश- स्वीकृत । 
2. निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (निबंधन ) के अधीन एक अवर निबंधक तथा दो अराजपत्रित वर्ग में निम्नांकित 
पद अस्थायी रूप से उनके सामने अंकित वेतनमान में सृजित किये जाते है : 

वेतनमान 

पदों की संख्या 


क्रम सं ० 


पद 


1 


अवर निबंधक , राजपत्रित वर्ग-II, ( ग्रुप – ख ) 


रु 0 6,500-10,500 / 


1 (एक स्थायी पद) 


2 


रात्रि प्रहरी, अराजपत्रित वर्ग- IV, (ग्रुप – घ ) 


रु 0 2,550–3,200 / 


1 ( एक स्थायी पद ) 


3 


आदेशपाल, अराजपत्रित वर्ग -IV, ( ग्रुप -घ) रु 0 2,550–3,200 / 1 (एक स्थायी पद) 
3. उपर्युक्त पदों के सृजन पर कुल वार्षिक व्यय रु 0 3,04,200 / - ( तीन लाख चार हजार दो सौ रूपये) अनुमानित है । 

( व्यय विवरणी संलग्न ) 


18 


बिहार गजट , 21 अक्तूबर 2009 


4 . 


5 . 


संबंधित अवर निबंधन कार्यालय के अवर निबंधक निबंधन, एवं व्ययन पदाधिकारी उपर्युक्त पदों के निकासी एवं व्ययन 
पदाधिकारी होंगे । 
उपर्युक्त पदों पर नियुक्त कर्मियों के वेनतादि का भुगतान “ मुख्य शीर्ष - 203 - स्टाम्प एवं पंजीकरण उप -मुख्य 
शीर्ष - 03 - पंजीकरण , लघुशीर्ष - 001 -निदेशन एवं प्रशासन, उप - शीर्ष -0001 अधीक्षण प्रभार गैर योजना (विपत्र 
कोड- N - 2030030010001) शीर्षन्तर्गत विकलनीय होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 

आमिर सुबहानी, सचिव । 


निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (निबंधन ) 


अधिसूचनाएं 

31 जुलाई 2009 
सं ० IV / स्था ० ( रा ०) ई -804 / 2009-1917 श्री विनोद प्रसाद शर्मा, निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक, सारण 
प्रमण्डल छपरा ( अतिरिक्त प्रभार) निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक , तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर तथा श्री सीताराम साह 
निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा के दिनांक 31 जुलाई 2009 को अवकाश ग्रहण करने के फलस्वरूप 
निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके अपने प्रभार के साथ - साथ उनके नाम के सामने अंकित निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक 
का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है 
क्रमांक पदाधिकारी का नाम व पदनाम 

अतिरिक्त प्रभार 


: 


1 


2 


3 


1 . 


निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक, दरभंगा 
प्रमण्डल, दरभंगा । 


2. 


श्री अरूण कुमार सिंह, निबंधन कार्यालयों के 
निरीक्षक , मुंगेर प्रमण्डल , मुंगेर | 
श्री शेखर नीलम कुमार, निबंधन कार्यालयों के 
निरीक्षक , मगध प्रमण्डल, गया । 

श्री विद्यानन्द पासवान , निबंधन कार्यालयों के 
निरीक्षक , पटना प्रमण्डल, पटना । 


निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक , तिरहुत प्रमण्डल , 
मुजफ्फरपुर । 


3. 


निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक , सारण प्रमण्डल , 


छपरा । 


4 . 


श्री इजहार आलम, निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक , 
भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर । 


निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक , कोशी प्रमण्डल , 
सहरसा । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अर्जुन प्रसाद , संयुक्त सचिव । 


16 सितम्बर 2009 
सं०-I / ई - 4046 / 85-2394 -श्रीमती 

मुक्ता वर्मा, जिला अवर निबंधक , पूर्णियाँ को बिहार सेवा संहिता के नियम , 
227 एवं 228 के अंतर्गत निम्नांकित अवधि के लिए के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति दी जाती है: 

1. दिनांक 20 अक्तूबर 2008 से 5 नवम्बर 2008 तक कुल - 17 ( सतरह ) दिन 
2. दिनांक 19 नवम्बर 2008 से 9 दिसम्बर 2008 तक कुल - 21 ( ईक्कीस) दिन 


कुल – 38 (अड़तीस) दिन 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
चन्द्रशेखर सिंह, अवर सचिव । 


16 सितम्बर 2009 
सं ० I / ई - 606 / 2005-2395— श्री सुरेश कुमार कानोडिया, जिला अवर निबंधक, मुजफ्फरपुर को बिहार सेवा संहिता के नियम, 
227 एवं 228 के अंतर्गत दिनांक 29 अप्रील 2009 से 24 मई 2009 तक कुल 26 ( छब्बीस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति दी जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
चन्द्रशेखर सिंह, अवर सचिव । 


बिहार गजट , 21 अक्तूबर 2009 


19 


7 अक्तूबर 2009 
सं ० I / ई - 701 / 2009-2549 — श्री जैनुद्दीन अंसारी, अवर निबंधक, शिकारपुर (प० चम्पारण) को बिहार सेवा 
संहिता के नियम, 227, 228, 230 , 232 एवं 248 के अंतर्गत दिनांक 19 नवम्बर 2008 से 12 दिसम्बर 2008 तक कुल 24 
( चौबीस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति दी जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 
चन्द्रशेखर सिंह , अवर सचिव । 


9 अक्तूबर 2009 
सं ० I / ई -608 / 2005-2585 — श्री अजय कुमार शर्मा, जिला अवर निबंधक , सारण ( छपरा) को बिहार सेवा 
संहिता के नियम, 227 एवं 228 के अंतर्गत दिनांक 1 दिसम्बर 2008 से 6 दिसम्बर 2008 तक कुल 6 ( छ:) दिनों के 
उपार्जित अवकाश की स्वीकृति दी जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 
चन्द्रशेखर सिंह , अवर सचिव । 


9 अक्तूबर 2009 
सं ० IV / स्था ० ( रा ०) ए - 402 / 2009-2573 -वित्त विभाग , बिहार, पटना के संकल्प संख्या 660, दिनांक 8 फरवरी 
1999 तथा संकल्प संख्या 1709, दिनांक 9 मार्च 2004 एवं विभागीय अधिसूचना संख्या 731 , दिनांक 27 मार्च 2004 तथा 
विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 3299, दिनांक 19 दिसम्बर 2007 के आलोक में श्री मणि भूषण प्रसाद ( तदर्थ कोटि क्रमांक 
143 ) को जिला अवर निबंधक, वेतनमान रुपये 10,000-15,200 ( अपुनरीक्षित) के पद पर दिनांक 3 जनवरी 2004 के प्रभाव 
से नियमित प्रोन्नति दी जाती है । 

सं ० IV / स्था ० ( रा ०) ए - 402 / 2009-2574 — वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 660 , दिनांक 8 फरवरी 
1999 तथा संकल्प संख्या 1709, दिनांक 9 मार्च 2004 एवं विभागीय अधिसूचना संख्या 731, दिनांक 27 मार्च 2004 तथा 
विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 3299, दिनांक 19 दिसम्बर 2007 के आलोक में श्री श्रीकान्त धारी सिंह ( कोटि क्रमांक 133 ) को 
जिला अवर निबंधक, वेतनमान रुपये 10,000-15,200 ( अपुनरीक्षित ) के पद पर दिनांक 6 अप्रील 2009 के प्रभाव से नियमित 
प्रोन्नति दी जाती है । 

सं ० IV / स्था ० ( रा०) ए - 402 / 2009-2575 — वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 660 , दिनांक 8 फरवरी 
1999 तथा संकल्प संख्या 1709, दिनांक 9 मार्च 2004 एवं विभागीय अधिसूचना संख्या 731, दिनांक 27 मार्च 2004 तथा 
विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 3299, दिनांक 19 दिसम्बर 2007 के आलोक में श्री सत्य नारायण चौधरी (कोटि क्रमांक 205 ) 
को जिला अवर निबंधक, वेतनमान रुपये 10,000-15,200 ( अपुनरीक्षित ) के पद पर अधिसूचना निर्गत तिथि से नियमित 
प्रोन्नति दी जाती है । 

सं ० IV / स्था ० ( रा ०) ए - 402 / 2009-2576 — वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 660 , दिनांक 8 फरवरी 
1999 तथा संकल्प संख्या 1709, दिनांक 9 मार्च 2004 एवं विभागीय अधिसूचना संख्या 731, दिनांक 27 मार्च 2004 तथा 
विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 3299 , दिनांक 19 दिसम्बर 2007 के आलोक में श्री संजय सिन्हा ( कोटि क्रमांक 180 ) को 
जिला अवर निबंधक , वेतनमान रुपये 10,000–15,200 ( अपुनरीक्षित) के पद पर अधिसूचना निर्गत तिथि से नियमित प्रोन्नति 
दी जाती है । 

2. उपर्युक्त प्रोन्नति वित्त विभाग, बिहार, पटना की संकल्प सं0 660, दिनांक 8 फरवरी 1999 की कंडिका 12 में 
सन्निहित प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यकता आधारित चिन्हित पदों के अनुरूप है । 

3. उपर्युक्त प्रोन्नति वरीयता एवं रोस्टर क्रम के अनुसार है । 

4. उक्त वेतनमान रु0 10,000-15,200 ( अपुनरीक्षित ) में वेतन का निर्धारण वित्त विभाग की संकल्प सं0 660 , 
दिनांक 8 फरवरी 1999 में निहित प्रक्रिया से की जायेगी । 

5. वित्त विभाग, बिहार की संकल्प संख्या 660 , दिनांक 8 फरवरी 1999 की कंडिका 17 के अनुसार प्रोन्नत 
वेतनमान में वेतन की निकासी करने के पूर्व उपर्युक्त प्रोन्नत पदाधिकारियों को यह वचन देना होगा कि वेतन निर्धारण के 
फलस्वरूप यदि अधिक भुगतान होता है, तो उक्त राशि को एकमुश्त में लौटा देंगें । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
अर्जुन प्रसाद, संयुक्त सचिव । 


| 


9 अक्तूबर 2009 
सं ० IV / स्था ० ( रा ०) ए - 402 / 2009-2577 — वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 660 , दिनांक 8 फरवरी 
1999 तथा संकल्प संख्या 1709, दिनांक 9 मार्च 2004 एवं विभागीय अधिसूचना संख्या 731, दिनांक 27 मार्च 2004 के 
आलोक में श्री मणिभूषण प्रसाद (तदर्थ कोटि क्रमांक 143 ) को निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक / सहायक निबंधन महानिरीक्षक, 
वेतनमान रु0 12,000-16,500 (अपुनरीक्षित) के पद पर अधिसूचना निर्गत की तिथि से नियमित प्रोन्नति दी जाती है । 


20 


बिहार गजट , 21 अक्तूबर 2009 


सं ० IV / स्था ० (रा ०)ए - 402 / 2009-2578 — वित्त विभाग, बिहार , पटना के संकल्प संख्या 660, दिनांक 8 फरवरी 
1999 तथा संकल्प संख्या 1709, दिनांक -9 मार्च 2004 एवं विभागीय अधिसूचना संख्या 731, दिनांक 27 मार्च 2004 के 
आलोक में श्री दशमी राम ( कोटि क्रमांक 152 ) को निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक / सहायक निबंधन महानिरीक्षक, वेतनमान 
रु 0 12,000-16,500 ( अपुनरीक्षित ) के पद पर अधिसूचना निर्गत की तिथि से नियमित प्रोन्नति दी जाती है । 

सं ० IV / स्था ० ( रा ०) ए - 402 / 2009-2579 -वित्त विभाग , बिहार , पटना के संकल्प संख्या 660, दिनांक 8 फरवरी 
1999 तथा संकल्प संख्या 1709 , दिनांक 9 मार्च 2004 एवं विभागीय अधिसूचना संख्या 731, दिनांक 27 मार्च 2004 के 
आलोक में श्री शत्रुध्न सिंह ( कोटि क्रमांक 132) को निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक / सहायक निबंधन महानिरीक्षक , वेतनमान 
रु 0 12,000-16,500 ( अपुनरीक्षित) के पद पर अधिसूचना निर्गत की तिथि से नियमित प्रोन्नति दी जाती है । 

सं ० IV / स्था ० ( रा ०) ए - 402 / 2009-2580 — वित्त विभाग, बिहार , पटना के संकल्प संख्या 660 , दिनांक 8 फरवरी 
1999 तथा संकल्प संख्या 1709, दिनांक 9 मार्च 2004 एवं विभागीय अधिसूचना संख्या 731, दिनांक 27 मार्च 2004 के 
आलोक में श्री अभिमन्यु कुमार राय ( कोटि क्रमांक 134) को निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक / सहायक निबंधन महानिरीक्षक , 
वेतनमान रु0 12,000–16,500 ( अपुनरीक्षित ) के पद पर अधिसूचना निर्गत की तिथि से नियमित प्रोन्नति दी जाती है । 

सं ० IV / स्था ० (रा ०)ए - 402 / 2009-2581 — वित्त विभाग, बिहार , पटना के संकल्प संख्या 660, दिनांक 8 फरवरी 
1999 तथा संकल्प संख्या 1709 , दिनांक 9 मार्च 2004 एवं विभागीय अधिसूचना संख्या 731, दिनांक 27 मार्च 2004 के 
आलोक में श्री शैलेन्द्र नाथ सिन्हा ( कोटि क्रमांक 137) को निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक / सहायक निबंधन महानिरीक्षक , 
वेतनमान रु0 12,000-16,500 (अपुनरीक्षित) के पद पर अधिसूचना निर्गत की तिथि से नियमित प्रोन्नति दी जाती है । 

सं ० IV / स्था ० ( रा०) ए - 402 / 2009-2582 — वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 660, दिनांक 8 फरवरी 
1999 तथा संकल्प संख्या 1709, दिनांक 9 मार्च 2004 एवं विभागीय अधिसूचना संख्या 731, दिनांक 27 मार्च 2004 के 
आलोक में श्रीमती मुक्ता वर्मा ( कोटि क्रमांक 139 ) को निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक / सहायक निबंधन महानिरीक्षक, 
वेतनमान रु 0 12,000-16,500 ( अपुनरीक्षित) के पद पर अधिसूचना निर्गत की तिथि से नियमित प्रोन्नति दी जाती है । 

2. उपर्युक्त प्रोन्नति , वित्त विभाग, बिहार की संकल्प संख्या 660 / वि ( 2) दिनांक 8 फरवरी 1999 की कंडिका 12 
में सन्निहित प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यकता आधारित चिन्हित पदो के अनुरूप है । 

3. उपर्युक्त प्रोन्नति वरीयता तथा रोस्टर क्रम के अनुसार है । 

4. उक्त वेतनमान रू0 12,000-16,500 ( अपुनरीक्षित) में वेतन का निर्धारण वित्त विभाग, बिहार की संकल्प संख्या 
660, दिनांक 8 फरवरी 1999 में निहित प्रक्रिया से किया जायेगा । 

5. वित्त विभाग, बिहार की संकल्प संख्या 660, दिनांक 8 फरवरी 1999 की कंडिका 17 (1) के अनुसार, उक्त 
वेतनमान में वेतन की निकासी करने के पूर्व उपर्युक्त प्रोन्नत पदाधिकारियों को यह वचन देना होगा कि वेतन निर्धारण के 
फलस्वरूप यदि अधिक भुगतान होता है, तो उक्त राशि को एक मुस्त में लौटा देंगें । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अर्जुन प्रसाद, संयुक्त सचिव । 


विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग 


अधिसूचना 

8 अक्तूबर 2009 
सं ० सं ० वि ० प्रा ०(1)प - 02 / 07-2724 — अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुशंसित एवं राज्य सरकार 
द्वारा स्वीकृत कैरियर एडवान्समेंट स्कीम के अन्तर्गत बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आलोक में , विज्ञान एवं 
प्रावैधिकी विभागान्तर्गत राजकीय पोलिटेकनिक एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में पदस्थापित निम्नलिखित 
व्याख्याताओं (वरीय वेतनमान) को उनके द्वारा मूल रूप से धारित व्याख्याता के पद को उत्क्रमित करते हुए व्याख्याता (प्रवर 
कोटि ) वेतनमान रु0 12000-420-18300 में उनके नाम के सामने अंकित तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 
प्रोन्नति के फलस्वरूप इनकी परस्पर वरीयता पूर्ववत् रहेगी । 
क्रमांक नाम / पदनाम 

प्रोन्नति की तिथि 


( 1) 


9 अप्रील 2002 


श्री आर० सी ० भगेरिया , याख्याता ( वरीय वेतनमान ) ( यांत्रिकी), सम्प्रति , 
उप निदेशक ( तकनीकी), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग में पदस्थापित । 


(2 ) 


1 जनवरी 2003 


श्री राम पुकार चौधरी, व्याख्याता (वरीय वेतनमान) ( यांत्रिकी), 
राजकीय पोलिटेकनिक , पटना -7 


बिहार गजट , 21 अक्तूबर 2009 


21 


क्रमांक 


नाम / पदनाम 


प्रोन्नति की तिथि 


( 3 ) 


6 सितम्बर 2005 


श्री राम भूषण प्रसाद सिंह, व्याख्याता (वरीय वेतनमान), (विद्युत ), 
राजकीय पोलिटेकनिक , मुजफ्फरपुर । 


( 4 ) 


30 दिसम्बर 2006 


श्रीमति कुमारी अणिमा, व्याख्याता, (वरीय वेतनमान), ( ड्राफ्टमैनशिप), 
सम्प्रति , सहायक सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद , पटना । 


(5 ) 


श्री चन्द्रशेखर सिंह, व्याख्याता, ( वरीय वेतनमान), ( असैनिक ), 
सम्प्रति परीक्षा नियंत्रक, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद , पटना । 


15 जून 2007 


। 


2. उपर्युक्त प्रोन्नति के फलस्वरूप संबंधित व्याख्याताओं को वित्तीय लाभ उनकी प्रोन्नति की तिथि से अनुमान्य होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ० ) अस्पष्ट , उप सचिव । 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


अधिसूचनाएं 

11 सितम्बर , 2009 
सं ० 1 स्था०-122/ 2009-2269/ वि ० स ० - मंत्रिमंडल ( संसदीय कार्य ) सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 927 , 
दिनांक 23 सितम्बर 2006 द्वारा बिहार के मंत्री ( वेतन एवं भत्ते ) नियमावली , 2006 की अनुसूची -1 एवं अधिसूचना संख्या 928 , 
दिनांक 23 सितम्बर 2006 द्वारा अधिसूचित बिहार विधान मण्डल के पदाधिकारियों के ( वेतन एवं भत्ते) नियमावली, 2006 की 
कंडिका -3 ( ख ) में निहित प्रावधानों के अधीन उपाध्यक्ष बिहार विधान सभा के आप्त सचिव के दो पदों में से एक पद पर श्री 
राजेन्द्र खाँ ( वाह्य व्यक्ति ) को वेतनमान रु० 6500-200-10,500 में प्रतिमाह रु ० 6,500 नियत वेतन एवं वित्त विभाग द्वारा 
समय - समय पर अनुमान्य महंगाई भत्ता पर दिनांक 1 अगस्त 2009 से वर्तमान उपाध्यक्ष के कार्यकाल या उनके प्रसाद पर्यन्त जो 
भी पहले हो , तक अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है । 
श्री राजेन्द्र खाँ की अधिक उम्र बिहार सेवा संहिता के नियम 54 के अधीन क्षम्य की जाती है । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

राज किशोर रावत , उप - सचिव । 


1 अक्तूबर 2009 
सं ० 2 स्था०-163/07-2583/ वि ० स०- श्री असीम कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी , बिहार विधान - सभा सचिवालय जिनकी 
सेवा माननीय केन्द्रीय जल संसाधन राज्यमंत्री के सहायक निजी सचिव के पद पर नियुक्ति हेतु सभा सचिवालय की अधिसूचना 
सं ० 2229 , दिनांक 20 दिसम्बर 2006 द्वारा जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार को सौंपते हुए विरमित किया गया था , को केन्द्रीय 
जल संसाधन मंत्रालय , भारत सरकार के कार्यालय आदेश संख्या-510/2009 ( एफ ० नं ० 23/261/ 2006 - Admn. ) दिनांक 22 मई 
2009 एवं शुद्धि - पत्र दिनांक 26 मई 2009 द्वारा विरमित किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 20 जुलाई 2009 के पूर्वाह्न से बिहार 
विधान - सभा सचिवालय में प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर इनके योगदान को स्वीकार किया जाता है । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

राधेश्याम झा , अवर सचिव । 


, 


22 


बिहार गजट , 21 अक्तूबर 2009 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 

24 सितम्बर 2009 
सं ० 1 / रा.स्था.(उपा.अव.)- 03 / 2007 / 4089— श्री अमिताभ कुमार गुप्ता, तत्का. जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, 
सहयोग समितियाँ, दरभंगा को बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 228 , 230 एवं 248 के अन्तर्गत दिनांक 17 सितम्बर 2007 
में दिनांक 8 अक्तूबर 2007 तक कुल 22 दिनों की उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । 
उक्त अवधि में श्री गुप्ता यदि अवकाश में नहीं रहते तो अपने कर्त्तव्य पर बने रहते । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

ललन राय, उप - सचिव । 


2 . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 31-571 + 155 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 21 अक्तूबर 2009 


23 


भाग-2 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले 

गये विनियम , आदेश, 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (निबंधन ) 


अधिसूचनाएं 

4 सितम्बर 2009 
सं ० II / ई -101 / 98-2266 — निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा 5 की उप - धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल ने निर्देश देने की कृपा की है कि कार्यालय खुलने की तिथि से वित्तीय वर्ष 2009-10 तक 
के लिए गया जिलान्तर्गत अवर निबंधन कार्यालय, नीमचक बथानी स्थित खिजरसराय अनुमंडल मुख्यालय में अस्थायी रूप से 
एक निबंधन कार्यालय पुनः स्थापित किया जाएगा, जिसका क्षेत्राधिकार अतरी, मोहरा, बथानी एवं खिजरसराय अंचलों तक 
सीमित रहेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

आमिर सुबहानी, सचिव । 


11 सितम्बर 2009 
सं ० II / एम - 1091 / 2006-2354 — निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा -5 की उप - धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल ने झंझारपुर प्रखंड के संग्राम, पिपरौलिया, नवानी एवं परसा पंचायतों को अवर निबंधन 
कार्यालय, फुलपरास के क्षेत्राधिकार से अलग करते हुए उन्हें अवर निबंधन कार्यालय, झंझारपुर के क्षेत्राधिकार में शामिल 
करने हेतु आदेशित करने की कृपा की है । 
2. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अर्जुन प्रसाद, संयुक्त सचिव । 


शुद्धि -पत्र 

24 सितम्बर 2009 
सं ० I / ए - 403 / 2001-2467 — विभागीय अधिसूचना संख्या -1234, दिनांक 28 मई 2009 की कंडिका - 1 में 
उल्लिखित वेतनमान् रु0 1575-2300 ( अपुनरीक्षित) को रु0-1900-2500 ( अपुनरीक्षित) पढ़ा जाय । 
उक्त अधिसूचना को इस आशय तक संशोधित माना जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अर्जुन प्रसाद, संयुक्त सचिव । 


जल संसाधन विभाग 


आवश्यक सूचना 

13 अक्तूबर 2009 
सं ० सिं 0 को0-1 / 2001 - पार्ट || -655 — मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, वाल्मीकीनगर एवं मुजफ्फरपुर 

के 
परिक्षेत्राधीन पूर्वी गंडक नहर का पुनर्स्थापन कार्य खरीफ सिंचाई 2009 के बाद माह नवम्बर 2009 से आरम्भ किया जाना है 
तथा कार्य समाप्ति की तिथि सितम्बर 2011 है । इसके कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि नवम्बर 2009 
से जून 2010 तक पूर्वी गंडक नहर प्रणाली ( दोन नहर को छोड़कर) में जलापूर्ति बंद रखा जायेगा । 


24 


बिहार गजट , 21 अक्तूबर 2009 


अतः पूर्वी गंडक नहर प्रणाली के कमांड क्षेत्र के कृषकों को सूचित किया जाता है कि नवम्बर 2009 से जून 2010 
के दौरान नहरों से जलापूर्ति नहीं की जा सकेगी एवं उनसे अनुरोध है कि रब्बी / गरमा सिंचाई हेतु वैकल्पिक व्यवस्था से 
पटवन करने का कष्ट करेंगें । उपरोक्त कार्य में किसानों का भरपुर सहयोग प्रार्थित है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ०) अस्पष्ट , संयुक्त सचिव ( अभियंत्रण ) । 


। 


मुख्य अभियंता उत्तर का कार्यालय 
नलकूप प्रभाग , लघु जल संसाधन विभाग , मुजफ्फरपुर । 


कार्यालय - आदेश 

17 सितम्बर 2009 
सं ० स्था०-3, बी -47/ 08-1305 — इस कार्यालय के आदेश सं0 1131, दिनांक 4 अगस्त 2009 को निरस्त करते हुए 
सरकार के अवर सचिव , लघु सिंचाई विभाग, बिहार , पटना का पत्रांक 1661 , दिनांक 2 अप्रील 2007 में निहित सरकार के आदेश 
के अनुपालन में स्व . कैलाश सहनी भूतपूर्व नलकूप चालक नलकुप प्रमण्डल , मोतीहारी के आश्रित पुत्र- श्री संजय कुमार सहनी को 
नलकूप प्रमण्डल , सीतामढ़ी के अन्तर्गत पदचर के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान रु० 2550-55-2660-60-3200 तथा 
सरकार द्वारा समय - समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे 
बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है। 

2. श्री संजय कुमार सहनी पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे । 
योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक /जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण - पत्र , आय 
प्रमाण - पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन - देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने, न्यायालय में फौजदारी मुकदमा 
लम्बित नहीं रहने तथा स्व ० कैलाश सहनी के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण - पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ - पत्र आदि 
मूल कागजात कार्यपालक अभियंता नलकूप प्रमण्डल , सीतामढ़ी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियंता 
करेगें तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा । 

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण - पत्र/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्र का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर 
ली जायेगी । 

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293 , दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका -1 ( ख ) के 
अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी , का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर 
ली जायेगी । 

5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293 , दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका -7 के 
अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण - पोषण में किसी प्रकार की 
त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी । इस संबंध में श्री संजय कुमार 
सहनी को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्र भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, 
जिसे कार्यपालक अभियंता श्री संजय कुमार सहनी की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे। 

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो किसी भी समय 
कारण पृछा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी । 

7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा - पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता 
के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। 

8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा । 
9. योगदान करने हेतु श्री संजय कुमार सहनी को यात्रा - भत्ता देय नहीं होगा । 


बिहार गजट , 21 अक्तूबर 2009 


25 


10. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964 , दिनांक 31 अगस्त 2005 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंधी प्रावधान 


लागू होगें। 


जयमंगल पासवान , 
मुख्यअभियंता ( उत्तर )। 


17 सितम्बर 2009 
सं ० स्था०-3 , बी- 14/08-09-1306 — सरकार के अवर सचिव , लघु सिंचाई विभाग , बिहार, पटना का पत्रांक 1661 , 
दिनांक 2 अप्रील 2007 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व . कैलाश महतो भूतपूर्व जीप चालक नलकुप प्रमण्डल , 
मुजफ्फरपुर के आश्रित 

पुत्र श्री संतोष 

कुमार 

को नलकूप प्रमण्डल , मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत पदचर के रिक्त पद पर अस्थायी रूप 
से वेतनमान रु० 2550-55-2660-60-3200 तथा सरकार द्वारा समय - समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार 
पर औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है , जिसे बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है। 

2. श्री संतोष कुमार पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नवनियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के 
समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक /जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण - पत्र , आय प्रमाण पत्र , विवाह 
में तिलक दहेज का लेन - देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने , न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा 
स्व . कैलाश महतो के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण - पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ- पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक 
अभियंता नलकूप प्रमण्डल , मुजफ्फरपुर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियंता करेगें तथा इसे सही पाये 
जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा । 

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण - पत्र/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्र का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर 
ली जायेगी । 

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293 , दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका -1 ( ख ) के 
अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी , का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर 
ली जायेगी। 

5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293 , दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-7 के 
अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण -पोषण में किसी प्रकार की 
त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी । इस संबंध में श्री संतोष कुमार 
को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा- पत्र भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा , जिसे 
कार्यपालक अभियंता श्री संतोष कुमार की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे । 

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो किसी भी समय 
कारण पृछा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी । 

7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा - पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता 
के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । 

8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा । 
9. योगदान करने हेतु श्री संतोष कुमार को यात्रा - भत्ता देय नहीं होगा। 
10. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1964 , दिनांक 31 अगस्त 2005 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंधी प्रावधान 


लागू होगें । 


जयमंगल पासवान , 
मुख्यअभियंता ( उत्तर ) । 


26 


बिहार गजट , 21 अक्तूबर 2009 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


अधिसूचनाएं 

30 सितम्बर 2009 
सं ० आं ० सं ० एवं के ० स० स०-3 / 2005-3869 - वि ० स ० — सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या 1041 , दिनांक -27 मार्च 
2009 के क्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा ने 
14 वीं विधान - सभा के उप -निर्वाचन में निर्वाचित सदस्य श्री विश्वनाथ पासवान , स० वि ० स० ( क्षेत्र संख्या-94 , वारिसनगर ( सु ० ) ) 
एवं श्रीमती शांति शर्मा, स० वि ० स ० ( क्षेत्र संख्या -228 , घोसी ) को अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से वर्ष 2009-2010 के लिए 
गठित बिहार विधान - सभा की आंतरिक संसाधन एवं केन्द्रीय सहायता समिति की शेष अवधि के लिए सदस्य मनोनीत किया है । 

श्री विश्वनाथ पासवान एवं श्रीमती शांति शर्मा, स ० वि ० स ० का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च, 
2010 तक के लिए होगा । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, सचिव। 


1 अक्तूबर 2009 
सं ० प ० उ ० सं ० स०-10/ 2009-1156 - वि ० स ० - सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि सभा 
सचिवालय की अधिसूचना संख्या 403 , दिनांक 27 मार्च 2009 के क्रम में माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा ने 14 वीं 
विधान - सभा के उप -निर्वाचन , 2009 में निर्वाचित सदस्य श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता, स ० वि ० स० , क्षेत्र संख्या -167 , मुंगेर को वर्ष 
2009-10 के लिए गठित पर्यटन उद्योग संबंधी समिति की शेष अवधि के लिए सदस्य मनोनीत किया है । 

श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता, स० वि ० स ० का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च, 2010 तक के लिये 
होगा । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से . 

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 31-571 + 40 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 21 अक्तूबर 2009 


27 


भाग-9 ( ख ) 
निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय सूचनाएं 

और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि । 


घोषणा- पत्र 


सं० 67 — मैं जाहिद अली , पिता श्री शमसु जोहा , निवासी- गोबिन्दापुर , मुस्तफाबाद , सिवान -841439 यह घोषणा करता 
हूँ कि मेरी दसवीं कक्षा की अंक विवरणिका तथा प्रमाण - पत्र ( जो कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी किया था ) में मेरे 
पिता का नाम गलती से शमसु जोहा ( SHAMSU ZOHA) के स्थान पर शम्भु जोहा ( SHAMBHU ZOHA) छप गया 
है । मेरे पिता का सही नाम शमसु जोहा (SHAMSU ZOHA ) है जो तदानुसार शुद्ध किया गया है । 
मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैनें इस विषय से संबंधित अन्य कानूनी आवश्यकताएं पूरी कर ली हैं । 

जाहिद अली , 
पिता - श्री शमसु जोहा , 

ग्राम - गोबिन्दापुर , 

पो ० - मुस्तफाबाद , 
जिला- सिवान , 841439 


अधीक्षक, सचिवालय 

मुद्रणालय, 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 31-571 + 5 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


